सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
13 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -469 राँची , सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
23 जुलाई , 2021 


. 


( 1 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3373-- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 761 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
लोहरदगा सदर के पद से अंचल अधिकारी , बुण्डू , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश डुंगडुंग , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -393 / 20 , गृह जिला- सिमडेगा ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव 
से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 

( 2 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3374 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 766 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा श्री गिरिजानंद किस्कु , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -509 / 20 , गृह जिला- बोकारो ) को कार्यपालक दण्डाधिकारी , चाईबासा के पद से 
अंचल अधिकारी , सिल्ली , राँची के पद पर पदस्थापित किया गया है । पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या 
2966 दिनांक 05.07.2021 द्वारा श्री किस्कु की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस 
लेते 

हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 सितम्बर , 2021 
श्री किस्कू की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 05.07.2021 तक राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 3 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3375 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 780 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत से अंचल अधिकारी , दारू , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती नीतु कुमारी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -306 / 20 , गृह जिला- रामगढ़ ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 
के भूतलक्षी प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 


( 4 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3376 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 788 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
कोडरमा से अंचल अधिकारी , चितरपुर , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री नरेश रजक , झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -378 / 20 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश 
तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 5 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3377 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 815 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
रामगढ़ , पलामू के पद से अंचल अधिकारी , राजधनवार , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री नरेश कुमार 
वर्मा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -478 / 20 , गृह जिला- हजारीबाग ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी 
प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 6 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3378-- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 818 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
साहेबगंज के पद से अंचल अधिकारी , कुरडेग , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री कृष्ण मुरारी तिर्की , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -403 / 20 , गृह जिला- राँची ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से 
अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 7 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3379 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 820 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
सोनुआ , चाईबासा के पद से अंचल अधिकारी , ठेठाईटांगर , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री समीर 
कच्छप , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -470 / 20 , गृह जिला- राँची ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी 
प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 सितम्बर , 2021 


3 


( 8 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3380 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 830 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी , पलामू 
के पद से अंचल अधिकारी , चैनपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार बाखला , 
झा ० प्र ० से ( कोटि क्रमांक -459 / 20 , गृह जिला- लोहरदगा ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव 
से अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 9 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3381 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 832 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
सारवाँ , देवघर के पद से अंचल अधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री रूद्र प्रताप , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -303 / 20 , गृह जिला- पलामू ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से ग्रामीण 
विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 


, 


( 10 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3382 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 833 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
हुसैनाबाद , पलामू के पद से अंचल अधिकारी , बालुमाथ , लातेहार के पद पर पदस्थापित मो ० आफताब 
आलम , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -238 / 20 , गृह जिला- धनबाद ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी 
प्रभाव से अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


> 


, 


( 11 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3383 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 836 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी , 
मंत्रिमंडल ( निर्वाचन ) विभाग , रांची के पद से अंचल अधिकारी , गढ़वा , सदर के पद पर पदस्थापित 
श्री कुमार 

मयंक भूषण , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -411 / 20 , गृह जिला- लोहरदगा ) की सेवा 
दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से मंत्रिमंडल ( निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए 
अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


, 


( 12 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3384-- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 839 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , हाट 
गम्हरिया के पद से अंचल अधिकारी , मधुपुर , देवघर के पद पर पदस्थापित श्री परमेश्वर कुशवाहा , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -437 / 20 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव 
से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


> 


( 13 ) संख्या -04 / स्था पद०-02-03 / 2020 का . - 3385 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 841 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी , 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 सितम्बर , 2021 
साहेबगंज के पद से अंचल अधिकारी , चक्रधरपुर , प ० सिंहभूम के पद पर पदस्थापित श्री बालकिशोर 
महतो , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -438 / 20 , गृह जिला- राँची ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी 
प्रभाव से मंत्रिमंडल ( निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 14 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3386 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 843 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
हंटरगंज , चतरा के पद से अंचल अधिकारी , हिरणपुर , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -454 / 20 , गृह जिला- देवघर ) की सेवा दिनांक 25.02.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 15 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3387 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1353 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
रमकंडा , गढ़वा के पद से अंचल अधिकारी , गोविन्दपुर , धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री रामजी वर्मा , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -555 / 20 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा दिनांक 18.03.2021 के भूतलक्षी प्रभाव 
से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 16 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3388 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1355 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
साहेबगंज के पद से अंचल अधिकारी , माण्डू के पद पर पदस्थापित श्री जय कुमार राम , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक -287 / 20 , गृह जिला- हजारीबाग ) की सेवा दिनांक 18.03.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले 
आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 17 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3389-- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1359 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
विश्रामपुर , पलामू के पद से अंचल अधिकारी , नीमडीह , सरायकेला - खरसावाँ के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय पाण्डेय , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -409 / 20 , गृह जिला- बक्सर , बिहार ) की सेवा दिनांक 
18.03.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए 

अगले 
आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 


( 18 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3390 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1362 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
कुरडेग , सिमडेगा के पद से अंचल अधिकारी , राँची सदर के पद पर पदस्थापित श्री अमित भगत , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 सितम्बर , 2021 


5 


झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -556 / 20 , गृह जिला- गुमला ) की सेवा दिनांक 18.03.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( ( 19 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3391 -- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1366 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
दारू , हजारीबाग के पद से अंचल अधिकारी , चंदवारा , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री राम रतन कुमार 
वर्णवाल , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -338 / 20 , गृह जिला- गिरिडीह ) की सेवा दिनांक 18.03.2021 के भूतलक्षी 
प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 20 ) संख्या -04 / स्था ० पद०-02-03 / 2020 का . - 3392- राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या 1622 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा उप निर्वाचन पदाधिकारी , , 
पाकुड़ के पद से अंचल अधिकारी , बलियापुर , धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री राम प्रवेश कुमार , 
झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -503 / 20 , गृह जिला- लोहरदगा ) की सेवा दिनांक 05.04.2021 के भूतलक्षी प्रभाव 
से मंत्रिमंडल ( निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


2. उपर्युक्त पदाधिकारियों की सेवा इस शर्त के साथ राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है कि भविष्य में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से 
सेवा प्राप्ति के उपरांत ही संबंधित विभागों द्वारा झा ० प्र ० सेके पदाधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई 
की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 469 -- 50 


